पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2021--अग्रहायण 26, शक 1943 


क्रमांक 51 ] 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 

अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 

(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 


भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 अक्टूबर 2021 


क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, भा.प्र.से. (2016), संचालक, पशु चिकित्सा 
सेवायें तथा अतिरिक्त प्रभार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को उनके वर्तमान कर्तव्यों के 
साथ-साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चिराग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


1197 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2021. 


1198 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2021 [ भाग 1 


खनिज साधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 नवम्बर 2021 


क्रमांक एफ 7-29/2019/12.--इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-06-2021 के तालिका-एक के क्र. 3, 4 एवं 6 में 
आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम-2(1) (ख) सहपठित नियम-6(1) (ग) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित खदान/खदान समूहों के खनन से संबंधित 
संक्रियाओं से, कॉलम (3) में उल्लिखित जिले के समस्त क्षेत्र को आगामी आदेश पर्यन्त “प्रभावित क्षेत्र” घोषित करता है एवं कॉलम (2) में 
उल्लिखित खनिपटूटा क्षेत्र से प्राप्त होने वाली न्यास निधि का वितरण सम्मुख कॉलम (4) अनुसार किया जायेगा :-- 


तालिका-एक 

a. क्र. खदान/खदान समूह प्रभावित जिले प्रतिशत 

(1) (2) (3) (4) 
1. जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा अंतर्गत स्थित लौह अयस्क के खनिपट्टे 1. दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 30% 
2. FER 20% 

3. बीजापुर 17% 

4. सुकमा 15% 

5. नारायणपुर 7% 

6. कोण्डागांव 7% 

7. उत्तर बस्तर कांकेर 4% 

2. जिला बालोद के अंतर्गत स्थित लौह अयस्क के खनिपट्टे 1. बालोद 50% 
2. राजनांदगांव 20% 

3. दुर्ग 20% 

4. धमतरी 10% 

3. जिला कोरबा अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे 1. कोरबा 40% 
2. जांजगीर-चांपा 20% 

3. बिलासपुर 13% 

4. जशपुर 7% 

5. मुंगेली 5% 

6. बेमेतरा 5% 

7. कबीरधाम 5% 

8. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 5% 

4. जिला कोरिया अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपटूटे 1. कोरिया 80% 
2. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 20% 

5, जिला रायगढ़ अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे 1. रायगढ़ 70% 
2. जशपुर 15% 
3. महासमुंद 15% 
6. जिला बलौदाबाजार अंतर्गत स्थित मुख्य खनिज चूनापत्थर के खनिपट्टे 1. बलौदाबाजार 60% 
2. रायपुर 20% 


3. गरियाबंद 20% 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2021 


1199 


2. छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 6(1)(ग) के अनुसार उपरोक्त तालिका में उल्लेखित खदान व खदान 
समूह के अतिरिक्त अन्य खनिजों की खदान एवं खदान के समूह की खनन एवं खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र संबंधित जिले है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 नवम्बर 2021 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, सचिव. 


क्रमांक एफ 3-14/2021/12/2784.--राज्य शासन, Wass, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 (यथासंशोधित) के नियम-34 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम है 
तथा जिसमें शत्‌-प्रतिशत अंशपूंजी छत्तीसगढ़ शासन की है, के माध्यम से खनिज डोलोमाइट के खनन प्रचालन/उत्खनिपट्टा स्वीकृति के लिए 
ग्राम छितापड़रिया, तहसील जैजैपुर जिला जांजगीर-चांपा के कुल रकबा 407.410 हेक्टर क्षेत्र आरक्षित करता है. 


(क) आरक्षण हेतु क्षेत्र का विवरण :— 


भूमि का विवरण वन कक्ष क्र./खसरा क्र. प्रस्तावित रकबा (हे. में) 
(1) (2) (3) 
वन भूमि वन कक्ष क्र. 88/2461/42 92.15 
वन कक्ष क्र. 89/2462/43 240.54 
राजस्व वन भूमि खसरा क्र. 2 0.319 
खसरा क्र. 4 0.380 
खसरा क्र. 5/1 28.130 
खसरा क्र. 202/1 11.938 
खसरा क्र. 328/1 33.953 
कुल रकबा 407.410 


(ख) आरक्षण हेतु क्षेत्र के को-ऑर्डिनेट्स ( टोपोशीट नं. 64/K/13/B1 ) :— 


3.7 No. 


(1) 


Latitude (N) 
(2) 


Longitude (E) 
(3) 


B.P. No. 
(4) 


Latitude (N) 
(5) 


Longitude (E) 
(6) 


Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
A8 
49 
4310 
All 
Al2 
Al3 
Al4 


21° 58' 27.182" 
21° 58' 27.504" 
21° 58' 24.523" 
21° 58' 24.705" 
210 58' 26.715" 
21? 58' 25.580" 
21? 58' 25.888" 
210 58' 32.454" 
210 58' 31.991" 
210 57' 52.547" 
21°57' 53.312" 
21°57' 52.246" 
21°57' 52.06" 
210 57' 52.409" 


82° 50' 40.185" 
82° 50' 43.869" 
82° 50' 55.762" 
82° 51' 02.502" 
82°51' 11.390" 
82° 51' 17.017" 
82° 51' 22.310" 
82° 52' 26.616" 
82° 52' 27.279" 
82° 52' 27.493" 
82° 52' 26.120" 
82° 52' 23.374" 
82° 52' 21.585" 
82° 52' 19.545" 


A34 
A35 
A36 
A37 
A38 
A39 
A40 
A41 
A42 
A43 
A44 
A45 
A46 
A47 


21°57' 41.668" 
210 57' 41.446" 
210 57' 40.807" 
21°57' 40.853" 
21°57' 39.851" 
21°57' 40.058" 
21° 57' 38.146" 
21°57' 38.511" 
21°57' 39.671" 
21°57' 39.853" 
21°57' 43.008" 
21°57' 44.691" 
210 57' 44.526" 
210 57' 42.504" 


820 51' 39.358" 
820 51' 39.770" 
820 51' 39.621" 
820 51' 39.246" 
820 51' 39.114" 
820 51' 37.382" 
820 51' 36.676" 
820 51' 33.247" 
820 51' 33.382" 
820 51' 31.955" 
820 51' 32.509" 
82°51' 31.617" 
82° 51' 30.367" 
820 51' 30.622" 


1200 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2021 [ भाग 1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Al5 21°57' 51.919" 82°52' 18.103" A48 21°57' 42.363" = 82°51' 30.391" 
Al6 21°57' 51.992" 82°52 17.112" A49 21°57' 42.390" . 82051' 28.760" 
Al7 21°57' 54.258" = 82°52' 14.797" 4350 21°57' 41.305". 820 51' 28.591" 
318 21°57' 54,675". 820 52' 12.075" 851 21°57' 40.709". 82051' 28.287" 
819 21°57' 52.565" 820 52' 02.396" A52 21°57' 41.856". 82°51' 24.032" 
A20 21°57' 54.061" 82°51" 57.900" 453 21057' 39554" = 82051' 22,553" 
A21 21°57' 53.887". 82°51' 55.075" A54 21°57' 39,666". 82°51' 16.640" 
A22 21°57' 51.669" . 82°51" 55.202" 4855 21°57' 44.890". 82051' 16.930" 
A23 21°57' 49.97" 82°51' 54.659" A56 21°57' 45.595" 82°51' 04.417" 
A24 21°57' 50.422" — 82°51' 49.577" A57 21°57' 32,175"... 820 51' 03.995" 
A25 21°57' 47.417" = 82°51' 48.184" A58 21°57' 32.213" 820 51' 02.960" 
A26 21°57' 47.121" = 82°51' 47.916" A59 21°57' 32,683". 82°51' 02.816" 
A27 21°57' 47.919" 82°51" 45.786" A60 21°57' 35.023" — 82°51' 00.205" 
A28 21°57' 46.624" = 82°51' 45.307" A6l 21°57' 45.295". 82°51' 00.550" 
A29 21°57' 46.526" = 82°51' 45.447" A62 21°57' 45.228". 82°50' 55.781" 
A30 21°57' 43.993" 82°51' 44.333" A63 21°57' 40.478" 82° 50' 50.774" 
A31 21°57' 44.606" = 82°51' 41.217" A64 21°57' 32.770". 820 50' 44.441" 
A32 21°57' 42.379" = 82°51" 39.262" A65 21°57' 33.088" 82°50! 37.009" 
A33 21°57' 42.331" 82051' 39.485" - हु - 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


पुष्पा साहू, संयुक्त सचिव. 


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 नवम्बर 2021 


क्रमांक एफ 1-12/2015/10-भा.व.से..--विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-10-2019 द्वारा भारतीय वन सेवा (संवर्ग) 

नियम, 1966 के नियम 4(2) के परन्तुक में उल्लेखित प्रावधानों के ded निम्नानुसार 02 प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के संवर्गीय पद, जिसका 

वेतनमान भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016 के Level 16 in the Pay Matrix :(Rs. 2,05,400-2,24,400) है, 02 वर्षों के लिये पद 
एवं प्रतिष्ठा में, स्वीकृत किया गया है :-- 

(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं 

प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर [| PCCF (Research, Training and Climate Change) and Director, State Forest 


Research and Training Institute. ] 
(1) WU मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर [ PCCF (Working Plan), Chhattisgarh. ] 


2. उक्त पदों की निरंतरता आगामी 01 वर्ष के लिये जारी रखने के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 
नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/16017/03/2019-17$-1, दिनांक 22-10-2021 द्वारा सहमति दी गई है. 


अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा 
उक्त 02 पदों की निरंतरता आगामी 01 वर्ष के लिये अर्थात्‌ दिनांक 26-10-2021 से 25-10-2022 तक स्वीकृत करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर. के. चंचलानी, stax सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2021 1201 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़ ), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बस्तर, दिनांक 28 अक्टूबर 2021 


क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से 
(4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ 
पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) को धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उललेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बस्तर दरभा कोयनार 0.950 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण सेड़वा - कोयनार मार्ग 
विभाग, सेतु निर्माण संभाग के कि.मी. ३/4, 
जगदलपुर. बहारजोड़ी नाला सेतु 
एवं पहुंच मार्ग निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी तोकापाल/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग 
सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रजत बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ अनुसूची 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
aKa (1) भूमि का वर्णन- 
राजस्व विभाग 


(क) जिला-जशपुर 
(ख) तहसील-पत्थलगांव 
जशपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2021 (ग) नगर /ग्राम-बेलडेगी 
(A) लगभग क्षेत्रफल-1.457 हेक्टेयर 
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2018-19.--चूंकि राज्य 


शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खसरा नम्बर रकबा 
पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित (हेक्टेयर में ) 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, (1) (2) 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 

अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 564/1अ 0.053 
कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 564/2क 0.045 


जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 564/1क/2 0.040 


1202 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2021 [ भाग 1 
(1) (2) जशपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2021 
१ 0/9/< epee भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2018-19.--चूंकि राज्य 
548 0.012 शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
576/1 0.020 पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित 
375/39ग 0.084 सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, 
बा 27 6048 पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 
373/73 0.020 रे 
कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
oe one जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 
420/3 0.024 
344/14ख 0.057 अनुसूची 
340/5 0.024 
340/4 0.032 (1) भूमि का वर्णन- 
340/1 0.032 (क) जिला-जशपुर 
266/2 0.012 (ख) तहसील-पत्थलगांव 
265/1ख, 265/2ख 0.016 (ग) नगर/ग्राम-पेमला 
लगभग = 
265/171, 265/27 1016 (A) लगभग क्षेत्रफल-1.259 हेक्टेयर 
261 0.024 
खसरा नम्बर रकबा 
ग में 
638/171 0.085 (हेक्टेयर में) 
646/5/2 0.016 (1) (2) 
646/1ख/5 0.032 
515/3 0.048 603 0.069 
489 0.072 671 0.113 
564/1छ 0.064 ०22 2 2 
640 0.109 
515/1ख 0.040 
668 0.162 
383/15 0.048 Ae 5600 
266/1 0.032 598 0.040 
337/17 0.032 669 0.032 
373/62, 375/37 0.088 681 0.113 
373/78 0.056 683 0.142 
604/43 0.008 726 0.185 
754/1 0.162 
486/2 0.040 
754/2 0.032 
TT 
486/371 0.012 oa ae 
373/35 0.012 
170/5 0.120 योग 14 1.259 
योग 36 1.457 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरजियाबथान 
जलाशय योजना के दांयी तट में मुख्य नहर एवं शाखा नहर का 


पूरक भू-अर्जन प्रकरण. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


योजना के दांयी तट शाखा नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रितेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2021 1203 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) 
रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2021 


क्रमांक/179/रा.नि.का./2021.--छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर 
का पत्र क्रमांक एफ 11-01/2021/सात-4 नवा रायपुर दिनांक 17-11-2021 द्वारा प्राप्त अनुमति एवं छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु 
परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक 5335/669/2021/10-2 दिनांक 25-10-2021 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर ग्राम अजीजगढ़ कुल क्षेत्रफल 
116.540 हे. से लगे असीमांकित असर्वेक्षित एवं अवर्गीकृत क्षेत्रफल 193.835 हे. में से 162.899 हे. को भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 
68 एवं 73 के द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम अजीजगढ़ में राजस्व भूमि के रूप में सम्मिलित किया जाता है. असीमांकित क्षेत्र 
में स्थित वन भूमि कुल क्षेत्रफल 30.936 हे. को पृथक किया जाता है. असीमांकित, असर्वेक्षित एवं अवर्गीकृत क्षेत्रफल को सम्मिलित करने के 
पश्चात्‌ ग्राम अजीजगढ़ का कुल देह THAT 279.439 हे. हो जायेगा. 


Serial No./179/R.1.Office/2021.—Chhattisgarh Government’s Ministry of Revenue and Disaster Manage- 
ment Department, Mahanadi Bhawan Nava Raipur Atal Nagar’s letter number F 11-01/2021/seven-4 Nava Raipur, 
dated 17-11-2021, permission received and letter number of Chhattisgarh Government Forest and Climate Change 
Department 5335/669/2021/10-2 dated 25-10-2021 on the basis of consent obtained, the total area of village Azizgarh 
is 116.540 ha. Unsurveyed and unclassified area, adjoining 193.835 ha. out of this 162.899 ha. It is included as 
revenue land in village Azizgarh by exercising the powers conferred by Section 68 and 73 of the C.G. Land Revenue 
Code 1959. The total area of forest land situated in the delimited area is 30.936 ha. is separated. After including the 


unnumbered, unsurveyed and unclassified areas, the total body area of village Azizgarh will be 279.439 ha. 


भीम सिंह, 


कलेक्टर, 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 8th October 2021 


No. 737/Confdl./2021/H-1-4/2021.—It is hereby notified that pursuant to Notification bearing No. K. 13016/ 
02/2021-US.II dated 06th October, 2021 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of 
Justice (Appointments Division), New Delhi, Hon’ble Shri Justice Deepak Kumar Tiwari has assumed charge of the 
office of Additional Judge of the Chhattisgarh High Court in the forenoon of October 08, 2021. 


Bilaspur, the 9th October 2021 


No. 741/Confdl./2021/II-1-1/2009.—Hon’ble Shri Justice Manindra Mohan Shrivastava, has relinquished 
charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh in the afternoon of 08th October, 2021 consequent 
upon his Lordship’s transfer to Rajasthan High Court vide notification No. K. 11019/39/2021-US.I/I(iv) dated 05th 
October, 2021 issued by the Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Law & Justice, Depart- 
ment of Justice (Appointments Division), New Delhi. 


1204 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2021 [ भाग 1 


Bilaspur, the 18th October 2021 


No. 743/Confdl./2021/II-1-5/2021.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-13016/04/ 
2021-US.II dated 09-10-2021 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice 
(Appointments Division), New Delhi, Hon’ble Shri Justice Arup Kumar Goswami, Chief Justice of the Andhra 
Pradesh High Court has assumed charge of the office of the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh on 
12th October, 2021. 


Bilaspur, the 21th October 2021 


No. 752/Confdl./202 1/II-1-1/2009.—Hon’ ble Shri Justice Prashant Kumar Mishra, has relinquished charge 
of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 12th October, 2021 consequent upon his Lordship’s 
appointment as Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court vide notification no. K. 13013/02/2021-US.II dated 
09th October, 2021 issued by the Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Law & Justice, 
Department of Justice (Appointments Division), New Delhi. 


By order of Hon’ble the Chief Justice, 
SANJAY KUMAR JAISWAL, Registrar General. 


